निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 922 ) 


20 कार्तिक 1936 ( AO ) 
पटना , मंगलवार , 11 नवम्बर 2014 


गन्ना उद्योग विभाग 


आदेश 

30 सितम्बर 2014 
सं0 वि. उ. - 02 - 07 / 11 - 2218 - 23.09. 2014: CWJC No .13980 / 2014 में दिनांक 01.09.2014 को मा० 
उच्च न्यायालय , पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में बिहार ईख ( आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन ) अधिनियम 1981 
की धारा - 31 (1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , सुरेश कुमार सिन्हा, ईखायुक्त, बिहार, पटना ने मेसर्स 
हसनपुर सुगर मिल्स लि० , हसनपुर , जिला - समस्तीपुर (बिहार) द्वारा पेराई सत्र 2014 - 15 से पेराई सत्र 2016 - 17 तक 
के लिए प्रस्तुत 102 ( एक सौ दो ) अपरम्परागत ग्रामों के क्षेत्र आरक्षण प्रस्ताव पर पुनः सुनवायी किया । सुनवायी में 
संबंधित चीनी मिल के कार्यपालक अध्यक्ष, श्री महताब सिंह एवं कार्यपालक उपाध्यक्ष ( गन्ना), सभी ईख पदाधिकारी , 
सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार , मुजफ्फरपुर एवं संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना उपस्थित थे । इस चीनी मिल के पक्ष 
में वर्ष 2011 - 12 से 2013 - 14 तक के लिए अपरम्परागत ग्रामों से संबंधित , बिहार गजट के असाधारण अंक संख्या - 623 
दिनांक 15.11.2011 में प्रकाशित आरक्षण आदेश का भी अवलोकन किया जिसके अनुसार इस चीनी मिल को समस्तीपुर 
जिलान्तर्गत विभुतिपुर अंचल के 30 ग्राम एवं वारिसनगर अंचल के 16 ग्राम कुल 46 ग्राम आरक्षित थे । 

2. अपने क्षेत्र आरक्षण प्रस्ताव के संबंध में मेसर्स हसनपुर सुगर मिल्स लि०, हसनपुर , जिला - समस्तीपुर 
(बिहार) के कार्यपालक उपाध्यक्ष ( गन्ना ) श्री शंभु राय द्वारा बताया गया कि पूर्व में उनके चीनी मिल की पेराई क्षमता 
1750 टी . सी . डी . थी । क्षेत्र में बाढ़ एवं विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए उनके चीनी मिल प्रबंधन द्वारा मिल 
की पेराई क्षमता को गत वर्ष 5000 टी . सी . डी . तक विस्तारित किया है । परन्तु , गन्ने के अभाव में उनकी चीनी मिल 
35. 28 लाख क्विटल ही गन्ने की पेराई कर पायी । पेराई सत्र 2014 - 15 के लिए उनके चीनी मिल का एन . सी . आर . 
59. 84 लाख क्विटल निर्धारित किया गया है । वर्ष 2014 - 15 के लिए सम्पन्न करवाये गये जी . पी . एस . सर्वेक्षण द्वारा गत 
वर्ष आरक्षित क्षेत्र में लगभग 36602 एकड़ ईख का आच्छादन है जिससे उनके चीनी मिल को 50 लाख क्विटल पेराई 
हेतु गन्ना उपलब्ध होने की संभावना है । उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना अन्तर्गत 56 नये ग्रामों में 
गन्ने की खेती करायी गयी है । उपरोक्त आलोक में उनके द्वारा गत् वर्ष विभुतिपुर अंचल के 30 ग्राम एवं वारिसनगर 
अंचल के 18 ग्रामों, खानपुर अंचल के 14 ग्राम शिवाजीनगर प्रखण्ड के 1 ग्राम , कल्याणपुर अंचल के 30 ग्राम , 
सरायरंजन अंचल के 1 ग्राम , समस्तीपुर अंचल के 1 ग्राम तथा मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बन्दरा अंचल के 7 ग्राम कुल 
102 ग्रामों को उनके पक्ष में अपरम्परारूप में आरक्षित करने का अनुरोध किया गया । 

3. अपरंपरागत गांवो के आरक्षण से संबंधित सुनवाई के क्रम में परिषद ( Council) या क्षेत्रीय विकास परिषद 
के पक्ष ( या उनकी राय ) / परामर्श प्राप्त करने के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र सं० - 1996 दिनांक - 12.09.2014 के माध्यम से 


बिहार गजट ( असाधारण ), 11 नवम्बर 2014 
संबंधित जिले के समाहर्ता से अनुरोध किया गया था परन्तु , परिषद ( Council) की राय अप्राप्त रही । दिनांक 18.09. 2014 
को क्षेत्रारक्षण के संबंध में राज्य के गन्ना कृषकों एवं उनके प्रतिनिधियों की भी अधोहस्ताक्षरी द्वारा सुनवाई की गयी । 
सुनवाई के क्रम में संबंधित ईख पदाधिकारी / सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार , मुजफ्फरपुर के पक्ष को भी सुना गया । 

4. विभागीय पदाधिकारी द्वारा उपस्थापित प्रतिवेदन , संबंधित चीनी मिल द्वारा क्षेत्र आरक्षण प्रस्ताव तथा मिल 
प्रतिनिधि के अनुसार पाया गया कि मेसर्स हसनपुर सुगर मिल समस्तीपुर, (बिहार) की क्षमता अब 3000से बढ़कर 5000 
TCD (पेराई क्षमता प्रतिदिन ) हो गई है और वर्ष 2013 - 14 पेराई सत्र में इस मिल द्वारा कुल 35.28 लाख क्विटल गन्ना 
का क्रय किया गया तथा 2.94 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया । वर्ष 2013 - 14 में इस मिल का Normal 
Cane Requirement ( NCR) 39. 93 लाख क्विटल था । गत् पेराई सत्र में इस मिल ने कुल 103 दिन पेराई की और 
कुल 35.27 लाख क्विटल गन्ने की पेराई की गयी । वर्ष 2014 - 15 के लिए इस चीनी मिल का एन. सी . आर. 59.84 लाख 
क्विटल निर्धारित है । 

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरांत और सभी सम्बद्व पक्षों को सुनने के बाद मेसर्स हसनपुर सुगर मिल 
समस्तीपुर, (बिहार ) के पक्ष में पेराई सत्र 2014 - 15, 2015 - 16 एवं 2016 - 17 (तीन पेराई सत्रों ) के लिए बिहार राज्य के 
निम्नांकित जिला के निम्नांकित प्रखंडों के अंतर्गत कॉलम - 3 में अंकित गांवों, जिसका ग्रामवार विस्तृत विवरण संलग्न 
अनुसूची - क ( यथा - कॉलम सं० - 4 ) में अंकित है, अपरंपरागत रुप से आरक्षित किया जाता है: 


| जिला का नाम 

1 
| समस्तीपुर 


समेकित कुल गांवों की संख्या विस्तृत अनुसूची का संदर्भ 

3 


30 


प्रखंड / प्रखंडों का नाम 
। 

विभूतिपुर 

खानपुर 
वारिसनगर 
शिवाजीनगर 
कल्याणपुर 
सरायरंजन 
समस्तीपुर 
बांद्रा 


14 
18 
01 
30 


अनुसूची " क " 


01 


01 


07 


कुल - 


102 


लेखापित एवं शुद्धिकृत 
सुरेश कुमार सिन्हा, 
ईखायुक्त, बिहार, पटना । 


आदेश से , 
सुरेश कुमार सिन्हा, 
ईखायुक्त , बिहार, पटना । 


मेसर्स हसनपुर सुगर मिल समस्तीपुर, (बिहार ) के पक्ष में पेराई सत्र 2014 - 15 , 2015 - 16 एवं 2016 - 17 ( तीन 
पेराई सत्रों) के लिए अपरम्परागत रूप से आरक्षित किये गये 102 ग्रामों की सूची । 

अनुसूची क 
जिला का नाम प्रखंड गाँव का क्रमांक गाँव का नाम 

गॉव का थाना नं० 


समस्तीपुर 


विभूतिपुर 


बेलसन्डी तारा 


2 


सिधिया बुर्ज 


कोवरिया 


बेलसण्डी डीह 


माधोपुर 


कल्याणपुर 


महती 


8 


महथी टोला आलामपुर 


विभुतिपुर 


बिहार गजट ( असाधारण ), 11 नवम्बर 2014 


जिला का नाम 


प्रखंड 


गॉव का क्रमांक 


गॉव का नाम 


गॉव का थाना नं० 


कापन 


10 


गौरीया 


11 


नरहन 


12 


पुशवन 


13 


शाहपुर 


14 


पतेलिया 


15 


कर्रख 


16 


देशरी 


17 


साखमोहन 


18 


मंदा 


18 


गगोली 


19 


चाँदसुरारी 


20 


सर्मथा 


26 


सलखनी 


27 


सोनवारचक 


29 


सिगरसी 


30 


एकडारा 


31 


बहेती 


32 


रामनगर 


33 


खोकशाहा 


110 


सैदपुर 


216 


खानपुर 


शादीपुर 


211 


टेगराहा 


213 


दिलावनपुर 


214 


4 


सदोखा 


215 


सैदपुर 


216 


बिक्रमपट्टी 


217 


7 


फतहपुर 


218 


हसनपुर 


219 


बिहार गजट ( असाधारण ), 11 नवम्बर 2014 


जिला का नाम 


प्रखंड 


गॉव का क्रमांक 


गॉव का नाम 


गॉव का थाना नं० 


विशुनपुर 


220 


तलअगरा 


221 


नथुद्वार 


229 


चक्का 


230 


बुजुर्गद्वार 


231 


शिवसिंहपुर 


232 


वारिसनगर 


धुरलक 


84 


बाबुपुर 


85 


मकसूदनपुर 


88 


शेखोपुर 


128 


धनहर 


201 


दौलतपुर 


197 


सतमलपुर 


198 


मथुरापुर 


139 


कुसैया 


144 


रघुनाथपुर 


146 


रहुआ 


179 


139 


सुखपुर 
रहुआ पूर्वी 
छतनेश्वर 


189 


203 


साडी 


205 


हजपुरवा 


204 


पकही 


195 


रिओरा 


196 


शिवाजीनगर 


1 


बनहार 


कल्याणपुर 


फुलहारा 


55 


ध्रवगामा 


57 


अरेला 


57 


4 


सिमरिया अंदौली 


59 


बिहार गजट ( असाधारण ), 11 नवम्बर 2014 


जिला का नाम 


प्रखंड 


गॉव का क्रमांक 


गॉव का नाम 


गॉव का थाना नं० 


मालीपुर 


60 


पकाड़ी 


63 


बखरी 


63 


खरसड़ 


64 


मिर्जापुर 


68 


घोरनगर 


69 


बड़हेत्ता 


70 


पकड़ी गोमदा 


70 


गोरिना 


72 


भागवानपुर 


72 


भिन्डी 


73 


सहुरी 


74 


रतवारा रामबहादुर 


76 


गोविन्दपुर खजरी 


76 


मधुवन 


90 


बॉकीपुर 


94 


बिरसिंगपुर 


94 


अंजना 


94 


चकजफर 


70 


साजनपुर 


70 


मिन्डी 


72 


बासुदेवपुर 


108 


चाधरपुर 


123 


केसोपट्टी 


124 


कोयलापुर 


72 


जखाड़ा 


198 


सरायरंजन 


1 


317 


कटिहारा 
गुदरी बाजार 
सभहादयपुर 


समस्तीपुर 
बान्द्रा 


318 


बान्द्रा 


1 


94 


बिहार गजट ( असाधारण ), 11 नवम्बर 2014 


जिला का नाम 


प्रखंड 


गॉव का क्रमांक 


गॉव का नाम 


गॉव का थाना नं० 


घोसरामा 


893 


छपरा 


894 


बान्द्रा 


899 


सकरी चाँदपुर 


903 


सकरी मन 


905 


7 


पटसारा 


911 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 922 - 571+ 50-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic. in 


